रजिस्ट्री सं० डी०( ग)-73 


REGISTERED NO . D . ( D )-73 


NSI 


SECRETARI 


TRAL SIR 


भारतको राजपत्र 


मयजयते 


The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHBD BY AUTHORITY 


- - - - 


- - 


- 


- - 


सं० 41 ] 
No. 41) 
- - -- - - - 


नई दिल्ली, शनिवार , अक्तूबर 13, 1979/ प्राश्विन 21 , 1901 
NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 13, 1979 /ASVINA 21, 1901 
- - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = , - -- 

इस भाग में पिम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि पह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Soperate paging is plven to this part in order that it may be filed as a separate compilation 


3 


% 


D 


भाग II - 4 

PART II - Section 4 
रता मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और पायेगा 
Statutory Rales and Orders issued by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 


नई दिल्ली, 26 मितम्बर, 1979 
का०नि० प्रा० 270.- - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त पाक्लियों का प्रयोग करते हुए , और जनरल स्टाफ बांध , 
मेना मुख्यालय ( मकनीकी लिपिक , छिद्रित कार्ड मशीन प्रचालक पोर मशीन प्रचालक ) भर्ती नियम , 1976 को प्रधिकान्त करते हुए , जनरल स्टाफ ब्रांच , 
सेना मुख्यालय , में तकनीकी लिपिक के पदों पर भर्ती की पति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है , अर्थात : - - 

1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. - - ( 1 ) इन नियमों का नाम जनरल स्टाफ चि , मेना मुख्यालय ( तकनीकी लिपिक ) भर्ती नियम, 1979 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 

2. पद-संम्या , वर्गीकरण पौर वेतनमान . --- उक्त पद की संख्या , उसका वर्गीकरण और उसके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाय अनुसूची 
के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है । 

3. भर्सी की पति, प्रायु-सीमा और प्रस्ताए, मावि .---उक्त पद पर भर्ती की पदति, पाय-सीमा , प्रहताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें होंगी जो 
पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिविष्ट हैं । 

4. निरर्हताएं .--- यह व्यक्ति - - 
( क ) जिमने ऐसे व्यक्ति मे , जिमका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है, या 

( ख ) जिमने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो ; 
उक्त पद पर नियुक्ति का पान नही होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को माग स्वीय विधि के अधीन RT 
है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार मौजूद हैं तो वह किमी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


5. नियम शिथिल करने की शक्ति . -- जहां केन्द्रीय मरकार की गय हो कि ऐमा करना पावश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो 
उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमो के किमी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाबत, पादेश वारा , शिपिल कर मकेगी । 


" 


666 GI/ 79 


( 361) 


362 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 13, 1979 / ASVINA 21 , 1901 


[ PART II - SEC. 4 ] 


- - - 


- 


- 


6. व्यापत्ति .. - म नियमों की कोई भी बात ऐसे पारक्षणो, मायु-सीमा में छूट पर मन्थ रियायतो पर प्रभाव नहीं गलेगी , जिमका केन्द्रीय सरकार 
रा इस संबंध में ममम -समय पर निकाले गए प्रादेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियो के लिए 
उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का नाम पद की वर्गीकरण 

সরমা 

चयन पर प्रथवा सीधे भर्ती किा जाने भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के 
संख्या 

चयन पद वाले व्यक्तियो के लिए निक पीर प्रन्य महंताएं 

लिए माय-सीमा 


तकनीकी सिपिक 


12 रखा सेवामो में सिवि - 330- 10- 380- ८० अपयन 

लियन , समूह ग रो० - 12- 500-40 
भलिपिकवर्गीय रो०-15- 56010 


25 वर्ष ( सरकारी पावश्यक : 

सेवको के लिए किसी मान्यताप्राप्त, विश्वविद्यालय 
शिथिल करके की ऐमी उपाधि जिसमें गणित 
35 वर्ष तक की एक विषय रहा हो । 
जा सकती है ) बांछनीय : 

छिद्रित कार मशीनो के प्रधानन 

का दो वर्ष का अनुभव । 


10 


11 


13 


सीधे भर्ती किए जाने परिवीक्षा की भर्ती की पद्धति / भर्ती सीधे प्रोप्रति मा प्रतिनियुक्ति या यदि विभागीय प्रोन्नति भर्ती करने में किम 
बाले व्यक्तियो के भवधि , मदि कोई होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रति - स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दमा समिति है तो उसकी संर. परिस्थितियो में संघ 
लिए विहित मायु हो । नियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा में ये श्रेणियों जिनसे प्रोप्रति या चना 

लोक सेवा प्रायोग से 
पौर शैक्षिक महंताएं तथा विभिन्न पतियों द्वारा भरी प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण 

परामर्शकिया जाएगा । 
प्रोजति की दशा में 

गाने वाली रिक्तियों की प्रति - किया बाएगा । 
षाम् होंगी या नहीं मतता । 

___ 12 
वर्ष 

75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके प्रोप्रति · रिक्त स्थानो को मनु- समूह ग विभागीय प्रोप्रति साग नहीं होता 

न हो सकने पर सीधी भर्ती कस्पत . प्रोमति द्वारा ऐसे ममिति जिसमें निम्नलिचित 
द्वारा । 

छिद्रित कार्य मशीन प्रचा - होगे.--- 
25 प्रतिशत मीधी भर्ती द्वारा । सकों से, जिन्होंने उस श्रेणी 1. ए० मी० ए . पो . 
में तीन वर्ष सेवा कर दी है 

प्रध्यक्ष 
पौर ऐमे मसीम प्रचालकों . 2. मिगमल पासूचना निदे 
से , जिन्होंने उस श्रेणी में शालय सेना मुख्यालय 
तीन वर्ष सेवा कर बी से पी० एस० प्रो . 1 
भरा जाएगा , यदि इन प्रवर्मा या जी० एस० मो०१ 
में से किसी एक के पात्र या एस० सी० एस० 
सम्पर्धी उपलम्म न हो तो प्रो० सवस्य 
रिक्त स्थान को मन्य प्रवर्ग 3 सेना मास्पिकीय संग 
से पान प्रभ्यर्षी की प्रोप्रति ठन से उप निदेशक या 
वारा भरी जाएमी । 

लेफ्टिनेंट कर्नल या 
एस० सी० एस० मो० 
या मेजर या सी० एस० 

प्रो० - - सवस्व 
[ फा० सं० 57461/ सी . ए . मो०/ पी0- 4 ] 
जे० सी० मेहता, सहायक मुम्प प्रशासन अधिकारी 


MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi , the 26th September, 1979 
S .R . O . 270 — In cxecirse of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution and in supersession 
of the General Staff Branch , Army Headquarter ( Technical 
Clerk , Punched Card Machine Operator and Machine Opera 
tor ) Recruitment Rules, 1976, the President hereby makes 
the following rules regulating the method of recruitment to 
the posts of Technical Clerk in General Staff Branch , Army 

Headquarters, namely : 
___ 1. Short title and commencement. - ( 1 ) These rules may 
be called the General Staff Branch , Army Headquarters 
( Technical Clerk ) Recruitment Rules, 1979. 


(2 ) They shall come into force on the date of their publica 
tion in the Official Gazette . 

2 . Number , classification and scale of pay : - Number of 
the said post, its classification and the scale of pay attached 
thereto , shall be as specified in columns ( 2 ) to ( 4 ) of the 
Schedule annexed to these rules . 

3 Method of recruitment, age limit and qualifications 
etc . : - The method of recruitment , age limit , qualifications 
and other matters relating to the said post, shall be as 
specified in columns ( 5 ) to (13) of the Schedule aforesaid 
4. Disqualification . — No person , 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with 

___ n person having n spouse living; or 


[ rar II- - E05 4 ] 4777 97 TYS :HTTT 13 , 1979/ at from 21, 1901 

363 

- - - = - - = 
(b ) who , having a spouse living , has entered into or by order, and for reasons to be recorded in writing , relax 
contracted a marriage with any person , 

any of the provisions of these ruleg with respect to any 
shall be eligible for appointment to the said post : 

class or category of persone . 
Provided that the Central Government may , it satisfied 

6 . Saving :- - Nothing in these rules shall affect reservations, 
that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriago 

relaxation of age limit and other concessions required to bo 
and that there are other grounds for so doing, exempt any provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and 
person from the operation of this rule. 

other special categorics of persons in accordance with tho 
5. Power to relax : - Where the Central Government is of 

orders issued by the Central Government from time to time 
opinion that it is necessary or expedient so to do , it may , 

in this regard . 


SCHEDULE 


Name of post 


Scale of pay 


No. of Classification 
posta 


Age limit for 
direct recruits 


Educational and other qualifi 
cations required for direct røcruits 


Whether 
selection 
post or 
non -sele 
ction post 

- - 


- - I - 


- 


- - - 


- 


- - 


Technical Clerk 


12 Civilian in De- Rs. 330- 10 -380 - EB . 

fence Sorvices, 12 -500 - EB - 15 - 560 . 
Group C Non 
Ministerial 


Non -Selec - 
tion 


- 

- 
25 years Essentia 1 : 
(Relaxable for Degree of a recogniscd Univer 
Government sity with Mathematics as one 
scrvants upto of the subjects. 
35 ycars ) Desirable : 

Two years experience in the ope 

ration of Punched Card Ma 
chines. 


Whether age and Period of Method of recruitment In case of recruitment by pro - If a Departmental Pro - Circumstances 
educational qua- probation , whether by direct recru - motion or deputation or motion Committec exists in which Union 
lifications prescri - if any itment or by promotion transfer, grades from which what is its composition Public Service 
bed for direct re or by depuation or promotion or deputation or 

Commission is 
cruits will apply transfer and percentage transfer to be made 

to be consulted 
in the case of of the vacancies to be 

in making re 
promotees fillod by various methods 

cruitment 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


10 


11 


12 


13 


- 


- - 


- 


- 


- - 


No 


Two years 


Not applicable 


75 % by promotion , fai- Promotion : 

Group C Departmental 
ling which by direct The vacancies shall be filled Promotion Commit 
rocruitment, 

alternatively by promotion tce consisting of 
25 % by direct recruit from Punched Card Ma- 1 . Assistant Chief Ad 
ment. 

chino Operators with 3 ministrative Officer 
years service in the grade 

Chairman 
and Machine Operators 2. GSO1 or GSO 2 or 
with 3 years service in SCSO from Signal In 
the grade . If eligible can telligence Directorate, 
didates of one of the cate Army Headquarters 
gories are not available, 

- Member 
the vacancy shall be filled 3 Deputy Director or 
by promotion of cligiblc Lt Color SCSO or 
candidate from the other Major or CSO from 
category . 

Army Statistical Or 
ganisation . - Member 


[ F, No. 37481/ CAO/P4]. 


J. D . MEHTA , Sahayak Mukhya Prasbasan Adhikari , 


- 


364 THE GAZETTE OF INDIA ; OCTOBER 13 , 1979 / ASVINA 21, 1901 

[ PART II _ SEC . 4 ] 
- - - 

- - - - - - - - - 
नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1979 

का०नि० मा० 272 ---- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 
का० मि . भा . 271 - - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 16 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त सस्तियो का प्रयोग करते 
की धारा 16 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो काप्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 16 विमम्बर, 1979 को उम तारीख के रूप मे नियत 
हुए, केन्द्राय मरकार 12 विमम्बर , 1979 का उस तारीख के मप मे करती है जिम तारीख को नमीराबार छावनी में साधारण निर्वाचन किये 
मियत करती है जिस तारीख को करको छावनी में माधारण निर्वाचन किये जाएगे । 
जाएंगे । 

[फा० स० 29/ 20/ मी० एल० एण्ड सी0 / 66/ 31 4 2-सी०सी० ( केन्ट्स )] 
[ फा० स० 29/ 05/ सी० एल० एण्ड मो०/ 86/ 31 4 3- मी . /डी० ( केन्ट्म ) ] 

एन० कृष्णन , प्रवर सचिव 
New Delhi, the 4th October, 1979 

S . R . O . 272 . — In exercise of the powers conferred by sub 
S .R .O . 271. - In exercise of the powers conferied by sub section ( 1) of section 16 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 
section ( 1 ) of section 16 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ), the Central Government hereby fixes 16th December , 
1924 ), the Central Governmont hereby fixes 12th December, 1979 as the date on which elections in Nasirabad Cantonment 
1979 as the date on which elections in Roorkee Cantonment shall be held . 
shall be held. 

[ File No. 29 / 20 / C / L & C / 66 /3142 - C / DICantts)] 
[ File No. 29 / 65 / C / L & C /66 / 3143- C / D( Cantts)] 

N . KRISHNAN, Under Secy. 


- 


- 


- 


- 


- 


PRINTED BY TAB MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI-110064 

AND PUBLISHED IN THE CONTROLLL OF PUBLICATIONS, DELHI - 110054, 1979 


